निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 166 ) 


4 वैशाख 1934 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 24 अप्रील 2012 


गृह (विशेष ) विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

19 अप्रील 2012 
सं0 एल / एच०जी० - 1 525 / 2002 - 3833 श्री मनोज कुमार नट , जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी को जिला समादेष्टा , मुख्यालय , पटना , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
के पद पर पदस्थापित करते हुए उप समादेष्टा , विशेषगण, बिहटा का अतिरिक्त प्रभार 
दिया जाता है । यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 166 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


